निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 241 ) 


16 माघ 1936 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


जल संसाधन विभाग 


- - 


अधिसूचना 

20 जनवरी 2015 
सं0 22 / नि0सि0( वीर)7 - 16 / 2010 – 192 — श्री जवाहर लाल, तत0 कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति अधीक्षण 
अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, बिहार, पटना के विरूद्ध दिनांक 16 - 17 दिसम्बर 2008 को पूर्वी 
कोशी एफलक्स बॉध के 15.80 कि0मी0 पर अवस्थित स्पर से सटे कॉफर डैम स्थल के उच्चस्तरीय निरीक्षण के दौरान 
कार्य की प्रगति काफी अंसतोषजनक पाया गया । साथ ही अनावश्यक रूप से कार्य के प्राक्कलन को बढ़ाकर तैयार 
करने जिसमें राशि, श्रम बल एवं समय का अपव्यय होने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप 
पत्र प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0 - 54 दिनांक 14.01. 2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा में पाया गया 
कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं : 
(1) KBCAT की अनुशंसा के अनुसार कॉफर डैम एवं इसके पहुँच पथ के U/S में पड़ने वाले छोटे - छोटे 

चैनलों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्व में बन्द नहीं कराये जाने, संवेदक द्वारा स - समय कार्य 
प्रारम्भ नहीं करने एवं कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं बढ़ाये जाने के कारण उच्चस्तरीय निरीक्षण के दौरान 
प्रगति असंतोषजनक पाया गया । इसके लिए कार्यपालक अभियंता के द्वारा काफी पत्राचार किया गया है । 
आरोपित पदाधिकारी के बचाव ब्यान के साक्ष्य के रूप में संलग्न अभिलेखों के जॉच से यह आरोप आरोपी के 
विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है । 


( 2 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 फरवरी 2015 
कार्य के प्राक्कलन की दिनांक 10. 10. 2008 को ही मुख्य अभियंता द्वारा प्रावैधिकी स्वीकृति दे दी गयी थी , 
जबकि श्री लाल का इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति दिनांक 16. 12.2008 को हुई । अतः अनावश्यक रूप से कार्य 
के प्राक्कलन को बढ़ाकर तैयार करने जिससे राशि श्रम बल एवं समय के अपव्यय होने का आरोप प्रमाणित 
नहीं होता है । 

विभागीय समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री जवाहर लाल, तत0 
कार्यपालक अभियंता से पूरक – कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया । श्री जवाहर लाल , तत0 कार्यपालक अभियंता 
द्वारा उपलब्ध कराये गये पूरक कारण पृच्छा के जवाब की विभागीय समीक्षा की गयी । विभागीय समीक्षोपरान्त पूरक 
कारण पृच्छा के जवाब को स्वीकार करते हुए श्री जवाहर लाल, तत0 कार्यपालक अभियंता को दोष मुक्त करने का 
निर्णय लिया गया । 

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री जवाहर लाल, तत कार्यपालक अभियंता को दोष - मुक्त किया जाता है । 
उक्त आदेश श्री जवाहर लाल को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 241 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


